पंजीकृत संख्या - यू० ए ० / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012--14 

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -15 ] रुड़की, शनिवार , दिनांक 21 जून , 2014 ई0 ( ज्येष्ठ 31, 1936 शक सम्वत्) [ संख्या -25 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


315-319 


1500 


259-266 


1500 


975 


-सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ -पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


975 


1425 


315 - क 


316 


उत्तराखण्ड गजट, 21 जून , 2014 ई० ( ज्येष्ठ 31, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

संस्कृति पर्यटन, खेलकूद अनुभाग -2 

पदोन्नति आदेश 


26 मई , 2014 ई ० 


संख्या 281 / VI-2/ 2014-01(18)/2006- खेल विभाग के अन्तर्गत उप क्रीड़ाधिकारी से जिला क्रीड़ाधिकारियों 
के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में दिनांक 03 मार्च, 2014 को आहूत चयन 
समिति की बैठक के उपरान्त की गयी संस्तुति के क्रम में खेल विभाग के अन्तर्गत जिला क्रीड़ाधिकारी के रिक्त पदों 
वेतन बैंड-2 / वेतनमान 9300-34800 ग्रेड - पे 4600 पर पदोन्नति करते हुए निम्न स्थानों पर तैनाती की जाती है: 


क्र ० 


नाम 


चयन वर्ष 


वर्तमान तैनाती 


ज्येष्ठता 
क्रमांक 


रिक्त पद पर 
तैनाती का स्थान 


सं ० 


1 . 


04 


श्री सी ० एल ० वर्मा 


2010-11 


रूद्रप्रयाग 


2 . 


05 


श्री देवेन्द्र चन्द्र भट्ट 


2012-13 


उत्तरकाशी 


जिला खेल कार्यालय , काशीपुर , 
ऊधमसिंह नगर 
स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोटद्वार , 
पौड़ी गढ़वाल 
स्पोर्ट्स स्टेडियम, टनकपुर, 
चम्पावत 


3 . 


06 


श्री आर0 एस 0 धामी 


2012-13 


बागेश्वर 


4 . 


07 


श्री राजेश ममगाई 


2012-13 


जिला खेल कार्यालय, देहरादून 


चमोली 


2 . 


उक्त अधिकारियों को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । उक्त अधिकारियों की पदोन्नति अस्थाई 
है । परिवीक्षा अवधि में सन्तोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही की जायेगी । 

उपरोक्त अधिकारियों का वेतन सम्बन्धित जिला खेल कार्यालय से आहरित किया जायेगा । 
यह पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी । 


3 . 


4 . 


डॉ ० अजय कुमार प्रद्योत , 

सचिव । 


सूचना अनुभाग 
कार्यालय आदेश 

30 मई , 2014 ई ० 
संख्या 464 / XXII / 2014-1 (13) 2006-तात्कालिक प्रभाव से पूर्व में निर्गत महानिदेशक , सूचना एवं लोक 
संपर्क विभाग , उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या -147 (1 ) सू ० एवंलो ० स ० वि ०(प्रशा०) -03/2000 , 
दिनांक 20 फरवरी, 2014 को निरस्त करते हुए श्री नितिन उपाध्याय, सहायक निदेशक का पद सहित स्थानान्तरण 
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून में किया जाता है । 


. 


317 


2 . 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून, 2014 ई० ( ज्येष्ठ 31, 1936 शक सम्वत्) 
श्री नितिन उपाध्याय, सहायक निदेशक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपना कार्यभार सूचना 
एवं लोक संपर्क विभाग , उत्तराखण्ड, देहरादून में पदभार ग्रहण करते हुए शासन को अवगत कराया जाना 
सुनिश्चित करें । 


विनोद फोनिया , 

सचिव । 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 


कार्यालय आदेश 


03 जून, 2014 ई ० 


संख्या 661 / XXXI(1)/ 2014- सचिवालय प्रशासन अधि0 अनुभाग -2 के कार्यालय आदेश संख्या 205 / 
XXXI (2)/ 4-12 विविध / 2009 , दिनांक 24 जनवरी, 2014 द्वारा निर्गत अपर निजी सचिवों की ज्येष्ठता सूची के 
ज्येष्ठता क्रमांक 40 से 49 तक अंकित अपर निजी सचिवों की , कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-04-2009 द्वारा निर्गत 
अपर निजी सचिवों की ज्येष्ठता क्रमांक में संशोधन के फलस्वरूप निम्नलिखित अपर निजी सचिवों को उनके 
आसन्न कनिष्ठतम कर्मिकों की निजी सचिव के पद पर पदोन्नति की कालम -3 में अंकित तिथि से निजी सचिव , 
वेतनमान ₹ 9300-34800 ग्रेड वेतन ₹ 4800 के पद पर नोशनल रूप से पदोन्नत किये जाने तथा कालम -4 में 
अंकित कनिष्ठतम कार्मिक के नॉन फंक्शनल वेतनमान की स्वीकृति के दिनांक से नॉन फंक्शनल वेतनमान 
₹ 8000-13500, संशोधित वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल 
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


नाम 


नोशनल पदोन्नति की तिथि 


नॉन फंक्शनल की तिथि 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री भुवन चन्द्र जोशी 


10-12-2004 


27-04-2009 


2 . 


श्री वाणी विलास उनियाल 


10-12-2004 


27-04-2009 


3 . 


श्री हरीश चन्द्र पाण्डे 


10-12-2004 


27-04-2009 


4 . 


10-12-2004 


27-04-2009 


श्री सूरत सिंह असवाल 
श्री गिरीश चन्द्र कैड़ा 


5 . 


10-12--2004 


27-04-2009 


6 . 


श्री कैलाश चन्द्र तिवारी 


10-12-2004 


27-04-2009 


7 . 


श्री अच्युत प्रसाद वाजपेई 


10-12-2004 


27-04-2009 


2 . 


उक्त निजी सचिवों को उनसे कनिष्ठ निजी सचिवों की पदोन्नति की उपरोक्त कालम -3 में अंकित तिथि से 
नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप इन्हें पिछले वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा । 

उक्त निजी सचिवों को उनसे कनिष्ठ निजी सचिवों की उपरोक्त कालम -4 में अंकित तिथि से नॉन फंक्शनल 
वेतनमान की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 से 4 के मूल नियम -22 ए(1 ) 
के अनुसार किया जायेगा । 


3 . 


। 


318 


उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2014 ई० (ज्येष्ठ 31, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 


03 जून , 2014 ई ० 


संख्या 1527 / XXX|(1 )/ 2014- श्री अश्वनी कुमार वर्मा, अनुसचिव (लेखा) को नियमित चयनोपरान्त 
उत्तराखण्ड सचिवालय के अन्तर्गत उप सचिव (लेखा) वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 7600 के रिक्त पद 
पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए श्री गिरीश चन्द्र डालाकोटी, उप सचिव 
(लेखा) के सेवानिवृत्ति के उपरान्त रिक्त पद पर मा 0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग ( लेखा) में तैनात किये जाने 
की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


2 . 


पदोन्नति के फलस्वरूप श्री वर्मा को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 


3 . 


उक्त पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन है । भारत सरकार द्वारा राज्य 
परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित 
होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों का तत्क्रम में निर्धारित होने वाली 
वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 


05 जून , 2014 ई ० 


संख्या 1575 / XXXI( 1 )/ 2014-नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड सचिवालय के अन्तर्गत निम्नलिखित 
समीक्षा अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी वेतनमान ₹ 15600-39100 , ग्रेड वेतन ₹ 5400 के रिक्त पदों पर 
कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुभाग 
में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


नाम 


तैनाती का स्थान 


( 1 ) 


श्री मोहन सिंह 


समाज कल्याण विभाग ( नव सृजित अनुभाग) 
वन एवं पर्यावरण विभाग ( नव सृजित अनुभाग) 


( 2 ) 


श्री पूरन सिंह मेहरा 


2 . 


3. 


पदोन्नति के फलस्वरूप उल्लिखित अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस / एस ) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य 
व अन्य तथा मा ० लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011 अहमद अली व अन्य बनाम 
राज्य एवं इस सम्बन्ध में अन्य योजित याचिकाओं में मा 0 न्यायालय के पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 


आज्ञा से , 
पी ० एस ० जंगपांगी, 

सचिव । 


319 


भाग 1]] 

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून, 2014 ई० ( ज्येष्ठ 31, 1936 शक सम्वत् ) 

राज्य सम्पत्ति अनुभाग -2 

शुद्धि - पत्र 

21 मई, 2014 ई ० 
संख्या 877 / xxxii- 2-2014-04 (25)/ 2013 - शासन की संशोधित अधिसूचना / प्रकीर्ण सं0-1341 / xxxii 
2-2013-04 ( 25)/ 2013. दि 0 01-07-2013 द्वारा पूर्व में मा 0 विधायकगणों के आवासों में अनुमन्य 01 नग 22 इंच 
एल 0 सी 0 डी 0 टी 0 वी 0 को उनके स्टाफ हेतु तथा 32 इंच नई क्रय कर मा 0 विधायकगणों के आवासों में स्थापित 
किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की गई थी । 

उक्त संशोधित अधिसूचना / प्रकीर्ण में निर्गत दिनांक 07 जनवरी में वर्ष टंकण त्रुटिवश 2014 के स्थान पर 
2013 अंकित हो गया । अतः संशोधित अधिसूचना / प्रकीर्ण में निर्गत दिनांक 07 जनवरी, 2013 के स्थान पर 
07 , जनवरी, 2014 पढ़ा जाये । 

उक्त कार्यालय - आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष शर्ते यथावत् रहेंगी । 


2. 


3 . 


विनय शंकर पाण्डेय , 
अपर सचिव / राज्य सम्पत्ति अधिकारी । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 25 हिन्दी गजट / 446 – भाग 1-2014 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


. 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जून, 2014 ई0 ( ज्येष्ठ 31 , 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, 
HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL 

NOTIFICATION 

April 24, 2014 
No.73 /SLSA/I-H - 1/2014 -- In view of the powers conferred under Section - 9( 3) ofthe LegalServices Authorities 
Act, 1987 and pursuant to the recommendation of Hon ble High Court of Uttarakhand , Hon ble Executive Chairman , 
Uttarakhand State Legal Services Authority , Nainital is pleased to appoint Sri Arvind Nath Tripathi, Civil Judge 
(Sr. Div .) as Secretary, District Legal Services Authority , Udham Singh Nagar, on the post created vide GO .No 396 / 
XXXVI( 1)/2014-184 /2001 T.C.I., dated 24-02-2014, from the date when he assume charge . 


NOTIFICATION 

April 24, 2014 
No.74 /SLSA /I-H - 1/2014-- In view of the powers conferred under Section -9( 3) ofthe Legal Services Authorities 
Act, 1987 and pursuant to the recommendation of Hon ble High Court of Uttarakhand, Hon ble Executive Chairman , 
Uttarakhand State LegalServices Authority, Nainital is pleased to appoint Sri Dharmendra Kumar Singh , Civil Judge 
( Sr. Div.) as Secretary, District Legal Services Authority, Dehradun, onthe post created vide G.O.No 396 /XXXVI( 1 )/ 
2014-184/2001 T.C.I., dated 24-02-2014, fromthe date when he assumecharge. 


NOTIFICATION 

April 24, 2014 
No. 75 /SLSA /I-H - 1 /2014 -- In view of the powers conferred under Section - 9 (3 ) ofthe LegalServices Authorities 
Act, 1987 and pursuant to the recommendation of Hon ble High Court of Uttarakhand ,Hon ble Executive Chairman , 
Uttarakhand State Legal Services Authority , Nainital is pleased to appoint Sri Ramesh Singh , Civil Judge (Sr. Div .) 
as Secretary , DistrictLegal Services Authority , Hardwar, on the post created vide G.O.No 396 /XXXVI( 1)/2014-184 / 
2001 T.C.I. , dated 24-02-2014, fromthe date when he assume charge. 


259 - ख 


260 


TRGUE THC, 21 , 2014 $ 0 ( 31, 1936 19 HOT ) 


[991T 1-07 


NOTIFICATION 

April 24 , 2014 
No. 76 /SLSA /I- H - 1 /2014 -- In view of the powers conferred under Section -9 ( 3 ) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 Rule- 12 of the Uttaranchal State Legal Services Authority, Rules, 2006 and pursuant to 
the recommendation ofHon ble High Court of Uttarakhand , Hon ble Executive Chairman , Uttarakhand State 
Legal Services Authority , Nainital is pleased to appoint SriChandramani Rai, Civil Judge (Sr. Div .) Bageshwar 
as ex -officio Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar in addition to his duties . 


NOTIFICATION 


April 24 , 2014 
No. 77 /SLSA /I-H - 1/ 2014 -- In view of the powers conferred under Section -9 ( 3 ) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 Rule - 12 of the Uttaranchal State Legal Services Authority, Rules , 2006 and pursuant to 
the recommendation of Hon ble High Court of Uttarakhand , Hon ble Executive Chairman , Uttarakhand State 
Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint Sri Ritesh Kumar Srivastava, Civil Judge ( Sr. Div.) 
Pithoragarh as ex -officio Secretary, District Legal Services Authority, Pithoragarh in addition to his duties. 


NOTIFICATION 


April 24 , 2014 
No.78 /SLSA /I-H - 1/ 2014 -- In view of the powers conferred under Section - 9 ( 3) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 Rule - 12 of the Uttaranchal State Legal Services Authority , Rules , 2006 and pursuant to 
the recommendation of Hon ble High Court of Uttarakhand, Hon ble Executive Chairman , Uttarakhand State 
Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint Ms.Meena Deopa, Civit Judge ( Sr. Div.) Nainital as 
ex -officio Secretary, District Legal Services Authority , Nainital in addition to her duties, 


NOTIFICATION 


April 24 , 2014 
No. 79/ SLSA /I-H - 1/ 2014 -- In view of the powers conferred under Section -9 (3 ) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 Rule - 12 of the Uttaranchal State Legal Services Authority , Rules , 2006 and pursuant to 
the recommendation of Hon ble High Court of Uttarakhand, Hon ble Executive Chairman , Uttarakhand State 
Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint Smt. Manju Singh Mundey, Civil Judge (Sr. Div .) 
Champawat as ex -officio Secretary, District Legal Services Authority, Champawat in addition to her duties . 


NOTIFICATION 


April 24 , 2014 
No. 80 /SLSA /I- H - 1/2014 --In view of the powers conferred under Section - 9 (3 ) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 Rule- 12 of the Uttaranchal State Legal Services Authority , Rules , 2006 and pursuant to 
the recommendation of Hon ble High Court of Uttarakhand , Hon ble Executive Chairman , Uttarakhand State 
Legal Services Authority , Nainitalis pleased to appoint Smt. Sangeeta Rani, Civil Judge (Sr. Div.) Rudraprayag 
as ex - officio Secretary, District Legal Services Authority , Rudraprayag in addition to her duties . 


NOTIFICATION 


May 08 , 2014 
No. 145 /111- A -3 /SLSA/ 2014 --In view of the powers conferred under Section - 9 (3 ) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 Rule - 12 of the Uttaranchal State Legal Services Authority , Rules , 2006 and pursuant to the 
recommendation of District Judge / Chairperson , District Legal Services Authority , Chamoli, Hon ble Executive 
Chairman , Uttarakhand State Legal Services Authority , Nainital is pleased to appoint Sri Shivakant Dwivedi, 
Chief Judicial Magistrate , Chamoli as ex -officio Secretary, DistrictLegal Services Authority , Chamoli. 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2014 ई ० ( ज्येष्ठ 31 , 1936 


शक सम्वत् ) 


261 


NOTIFICATION 


May 08, 2014 


No. 146 / 111- A - 13 /SLSA / 2014 --In view of the powers conferred under Section - 9 (3 ) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 Rule - 12 of the Uttaranchal State Legal Services Authority, Rules , 2006 and pursuant to 
the recommendation of District Judge/ Chairperson , DistrictLegal Services Authority,Uttarkashi, Hon ble Executive 
Chairman , Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint Sri Arun Vohra, Chief Judicial 
Magistrate , Uttarkashi as ex -officio Secretary, District Legal Services Authority, Uttarkashi. 


NOTIFICATION 


May 15, 2014. 
No. 157/ III- A - 11/SLSA /2014 -- In view of the powers conferred under Section -9 (3 ) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 Rule- 12 of the Uttaranchal State Legal Services Authority , Rules, 2006 and pursuant to the 
recommendation of District Judge/ Chairperson, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal, Hon ble Executive 
Chairman , Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint Smt. Geeta Chauhan , 
Civil Judge (Sr. Div .), TehriGarhwalas ex -officio Secretary, District Legal Services Authority , Tehri Garhwal. 


NOTIFICATION 

May 15, 2014 
No. 158 / III- A - 1/SLSA /2014 -- In view of the powers conferred under Section - 9 (3 ) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 Rule - 12 of the Uttaranchal State Legal Services Authority, Rules , 2006 and pursuant to 
the recommendation of District Judge/ Chairperson , District Legal Services Authority, Almora , Hon ble Executive 
Chairman , Uttarakhand State Legal Services Authority , Nainital is pleased to appoint Sri Sanjeev Kumar, 
Chief JudicialMagistrate , Almora as ex -officio Secretary, District Legal Services Authority, Almora . 


By Order of the Hon ble Executive Chairman , 


Sd/ 


PRADEEP PANT, 


Member Secretary, 


कार्यालय आयुक्त कर , उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 


: 


26 अप्रैल, 2014 ई ० 


पत्रांक 327 / आयु० क ० उत्तरा० / फार्म - अनु 0 / 2014-15 / केन्द्रीय फार्म - सी / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / दे० दून - केन्द्रीय बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड ) नियमावली -2006 के नियम -8( 13 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करके , मैं , आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित " फार्म - सी / एफ " जिनके खो जाने / चोरी हो 
जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है , को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते 
हुए इन फार्मस प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ: 


262 


उत्तराखण्ड गजट , 21 जून , 2014 ई० ( ज्येष्ठ 31, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
व्यापारी का नाम पता व खोये / चोरी / नष्ट हुए 

खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों फार्म को अवैध घोषित 
टिन नं ० 

फार्मों की संख्या की सीरीज / क्रमांक किये जाने का कारण 


क्र ० 


सं ० 


1 . 


( Form- C ) -01 


खोने के कारण 


सर्वश्री गोरामल हरिराम लिमिटेड , 
प्लॉट नं0-32, सै०-8ए सिडकुल 
हरिद्वार, टिन नं0-05000870988 


U.K.VAT / C-2007 

1234107 


( Fom- C ) -04 


खोने के कारण 


2. | सर्वश्री जे० बी ० एस ० इन्जी0 वर्क्स, 

प्लॉट नं0-9, सैक्टर -5 सिडकुल 
हरिद्वार, टिन नं0-05009386133 


U.K.VAT / C - 2009 
0339526,0339533 
0339534,0339535 


3 . 


( Form- C )-04 


खोने के कारण 


सर्वश्री प्रभात उद्योग डी -15, देवभूमि 
इण्डस्ट्रीयल स्टेट , ग्राम - बन्ताखेड़ी 
रुड़की, टिन नं0-05007052119 


U.K.VAT / C - 2009 
0160383 to 0160386 


4 . 


( Form- C)-01 


खोने के कारण 


सर्वश्री महालक्ष्मी कॉनकास्ट प्रा ०लि 0 , 
डी -4 , 5 & .6 इण्ड ० एरिया बहादराबाद 
हरिद्वार, टिन नं0-05001847681 


U.K.VAT/ C - 2007 

643991 


( Fom- C ) -01 


खोने के कारण 


5. | सर्वश्री वी - गार्ड, इण्डस्ट्रीज लि 0 

काशीपुर, टिन नं0-05007121613 


U.K.VAT / C - 2009 

0433254 


6 . 


( Form- F)-03 


U.K.VAT- F- 2007 


खोने के कारण 


सर्वश्री गजरा डिफरेंशियल गियर लि o 
बरेली रोड़ , 

हल्द्वानी, 
टिन नं0-05001502264 


135223 to 135225 


7 . 


( Form- C ) -01 


U.K.VAT / C - 2007 


खोने के कारण 


सर्वश्री द वुड्स, खसरा 104, हरिद्वार 
रोड़ , निकट मिड वे, रायवाला 
ऋषिकेश, टिन नं0-05011642935 


1480286 


दिलीप जावलकर, 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


NOTIFICATION 


April 26, 2014 
No. 327 /Com.Tax/Form /Lost/Stolen /Destroyed /2014-15 /D.Dun --Whereas, information have been 
received regarding Lost/ Stolen /Destroyed " Form - C /F ” enlisted below . 

I, Commissioner Tax, Uttarakhandin exercise of the powers conferred by Rule 8( 13) of Central Sales 
Tax (Uttarakhand ) Rules 2006 , hereby declare that " Form -C " bearing serial no . as listed below , should be 
considered as invalid for all purposes . 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2014 ई० (ज्येष्ठ 31, 1936 शक सम्वत् ) 

263 
SI. Name,Address and Tin No. No. of Lost/ Stolen / SI.No. of Lost/ Stolen Reasons for declaring the 
No. ofDealers 

Destroyed Forms orDestroyed Forms forms obsolete or invalid 


( Form- C ) -01 


Lost 


1. M /s Gora Mal HariRam Ltd. P.No-32 , 

Sector-8A , Sidcul Haridwar, 
| TinNo - 05000870988 


U.K..VAT / C - 2007 

1234107 


( Form- C) -04 


Lost 


2. M /s JBS EngineeringWorks , Plot 

No -9Sector - 5, Haridwar , 
TinNo -05009386133 


U.K.VAT / C - 2009 
0339526,0339533 
0339534,0339535 


( Form- C) -04 


Lost 


3. M /s PrabhatUdyog, D - 15 Dev Bhoomi 

Industrial Estate , Vill-Bantakheri, 
Roorkee, Tin No - 05007052119 


U.K.VAT / C - 2009 
0160383 to0160386 


( Fom- C) -01 


Lost 


4. M /s MahalaxmiConcast P.Ltd . D - 4 , 

5.& 6 Ind . Area Bahadrabad , 
Haridwar , TinNo - 05001847681 


U.K.VAT/ C - 2007 

643991 


( Form- C )-01 


U.K.VAT / C - 2009 


Lost 


5. M /S V -Guard Industries Ltd.Kashipur, 

TinNo-05007121613 


0433254 


( Form- F)-03 


Lost 


6. M /s Gajra DifferentialGears Ltd., 

Bareilly Road Haldwani, 
TinNo - 05001502264 


U.K.VAT - F-2007 
13522310135225 


( Form- C ) -01 


Lost 


7. M /s TheWoods,Kahsra 104 ,Haridwar 

Road , NearMidway, Raiwala , 
TinNo -05011642935 


U.K.VAT / C - 2007 

1480286 


DILIPJAWALKAR, 
Commissioner Tax, Uttarakhand . 


( फार्म अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

05 मई , 2014 ई ० 
पत्रांक 522 / आयु० कर, उत्तरा0 / फार्म - अनु 0 / 2014-15 / आ 0 घो ० प० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / 
देदून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली -2005 के नियम -30( 12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , 
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय फार्म -16 / फार्म -11 / ओ ० सी ० 
स्टैम्प जिनके खो जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के 
उपनियम (9 ) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 


264 


उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2014 ई ० ( ज्येष्ठ 31 , 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
खोये / चोरी / नष्ट हुए | खोये /चोरी / नष्ट हुए फार्मों/ | घोषित किये जाने का 

| फार्म / स्टैम्प को अवैध 
व्यापारी का नाम व पता 

| फार्मों / स्टैम्प की संख्या स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक 


क्र ० 


सं ० 


कारण 


U.A.VAT- A2006 


खोने के कारण 


1. | सर्वश्री नौरल, सेलाकुई, 

टिन -05005875412 


प्ररूप -11 

(64 ) 


005798 to 005801 


U.K.VAT- B2008 


खोने के कारण 


प्ररूप -11 
( 04) 


001637 to 001640 


खोने के कारण 


2. | सर्वश्री एन ० टी ० एल० इलै० इण्डिया 

लि 0, सेलाकुई, टिन -05007930454 
3. | सर्वश्री जीवन टायर्स एंड एयर टूल्स , 

रूद्रपुर, टिन -05013484286 
4. | सर्वश्री खण्डेलवाल एसोशियेट्स , 

रूद्रपुर, टिन -05005821965 


प्ररूप- XVI 

(01 ) 


U.K.VAT - M2012 

1777589 


खोने के कारण 


ओ ० सी ० स्टैम्प 

(20) 


OCUK/ AA- 2008 
0410254 to 0410273 


पीयूष कुमार , 
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर , 

मुख्यालय, देहरादून । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रपुर , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 


28 अप्रैल, 2014 ई ० 
पत्रांक 709 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी24 ए -3574 / 2014 - वाहन संख्या यूपी24 ए -3574 मॉडल 1996 
चेसिस संख्या 380010CTQ707492 इंजन नं 0 697D22BTQ722626 इस कार्यालय में श्री आनन्द पुत्र श्री मटरू लाल, 
निवासी तहसील एण्ड पन्त कालोनी, वार्ड नं 0 1. किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 23-04-2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 
है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी 
द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-04-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन 
अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव , 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा 55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूपी 24 ए--- 3574 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 380010CTQ707492 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


अतः, 


कार्यालय आदेश 


28 अप्रैल, 2014 ई ० 
पत्रांक 714 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / यूए06-3696 / 2014 -वाहन संख्या यूए06-3696 मॉडल 2001 चेसिस 
संख्या 13D15506 तथा इंजन नं 0 AD11080557 इस कार्यालय में श्री सपन सरकार पुत्र श्री शशीमोहन सरकार, निवासी 
ट्रान्जिट कैम्प, संजय नगर, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 25-04-2014 


265 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 21 जून , 2014 ई ० (ज्येष्ठ 31, 1936 


शक सम्वत् ) 


को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट 
कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर 31-05-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या 
के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूए06--3696 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 13D15506 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी (प्रशासन ) 

रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


राज्य विधिज्ञ परिषद , उत्तराखण्ड, नैनीताल 


STATE BAR COUNCIL OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961) 

High Court Campus , Nainital 


NOTIFICATION 


May 22, 2014 


Ref. No. 444/ B.C.U.K./ 2014 -- It is hereby notified for general information that Mr. Sushil Kumar. 
Raghuvanshi,Advocate residing at Ratenpur Patti Sukharao, Tehsil Kotdwara, District PauriGarhwal, enrolled 
with the Bar Council of Uttarakhand on 02-09-2011 vide Enrolment No. U.K. 267/2011 ( U.P.1470 /2009 ) has 
been SUSPENDED from practice as an Advocate for a period of Two Years under section 35 ( 3 ) (C ) ofthe 
Advocate Act, 1961, vide order dated 26-10-2013 passed by Disciplinary Committee of the Bar Council of 
India in D.C. AppealNo. 01/2012 . The Disciplinary Committee of the Bar Council of India has further directed 
that during the suspension ,Mr. Sushil Kumar Raghuvanshi, Advocate shall be debarred from practice as an 
Advocate in any court or before any authority or person in India . 


VIJAY SINGH, 

Secretary, 
Bar Council of Uttarakhand. 


266 


उत्तराखण्ड गजट, 21 जून , 2014 ई 0 ( ज्येष्ठ 31, 1936 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


कार्यालय महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय , नैनीताल 

प्रभार प्रमाण - पत्र 

30 अप्रैल, 2014 ई ० 
संख्या 15 ( 4) / प्रभार प्रमाण पत्र / नैनीताल - प्रमाणित किया जाता है कि महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन , 
उच्च न्यायालय, नैनीताल के कार्यालय आदेश संख्या-662 / महा० स्था 0 / पदोन्नति / 2012, दिनांक 01 नवम्बर, 2012 के 
अनुपालन में , मैंने, दिनांक 01-11-2012 के पूर्वाह्न में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यालय महाधिवक्ता, 
उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 


प्रतिहस्ताक्षरित 
यू 0 के 0 उनियाल, 

महाधिवक्ता, 
उत्तराखण्ड, नैनीताल । 


अनिल कुमार दुबे, 
अनुभाग अधिकारी, 
कार्यालय महाधिवक्ता । 


प्रभार प्रमाण - पत्र 


30 अप्रैल, 2014 ई ० 
संख्या 16 ( 4) / प्रभार प्रमाण पत्र / नैनीताल - प्रमाणित किया जाता है कि महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन, 
उच्च न्यायालय, नैनीताल के कार्यालय आदेश संख्या -720 / महा० स्था ० / पदोन्नति / 2013, दिनांक 01 मार्च, 
के अनुपालन में , मैंने, दिनांक 01-03-2013 के पूर्वाह्न में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यालय महाधिवक्ता, 
उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 


2013 


प्रतिहस्ताक्षरित 
यू ० के ० उनियाल, 

महाधिवक्ता, 
उत्तराखण्ड, नैनीताल । 


बीरेन्द्र सिंह खत्री, 


अनुभाग अधिकारी, 


कार्यालय महाधिवक्ता । 


प्रभार प्रमाण - पत्र 

30 अप्रैल, 2014 ई ० 
संख्या 17 ( 4) / प्रभार प्रमाण पत्र / नैनीताल - प्रमाणित किया जाता है कि महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन , 
उच्च न्यायालय, नैनीताल के कार्यालय आदेश संख्या -720 / महा ० स्था 0 / पदोन्नति / 2013, दिनांक 01 मार्च, 2013 
के अनुपालन में , मैंने, दिनांक 01-03-2013 के पूर्वाह्न में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यालय महाधिवक्ता , 
उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 


प्रतिहस्ताक्षरित 
यू 0 के 0 उनियाल, 

महाधिवक्ता , 
उत्तराखण्ड, नैनीताल । 


नरेन्द्र प्रसाद गोदियाल , 

अनुभाग अधिकारी, 
कार्यालय महाधिवक्ता । 


. 


पी ०एस० यू० ( आर0 ई0) 25 हिन्दी गजट / 446 - भाग 1 - क -2014 (कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


